निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 484 ) 


23 आश्विन 1930 ( श ) 
पटना, बुधवार , 15 अक्तूबर 2008 


सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 


अधिसूचना 

2 मई 2008 
सं0 319, अधि0 संख्या विज्ञा0 46 – 2 / 08 35 सू० ज० स० वि० , 2 मई 2008 - बिहार विज्ञापन नीति 2008 
के आलोक में दिनांक 24 / 04 / 2008 को आयोजित " विज्ञापन प्राधिकृत समिति " की बैठक में की गयी अनुशंसा 
पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सरकारी विज्ञापन हेतु निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक चैनलों / रेडियो प्रसारण 
को राज्य स्वीकृत सूची में रखने का निर्णय लिया गया : 

1. सहारा समय, बिहार 
2. इ0 टी0 वी0 बिहार 
3. आकाशवाणी 
4. रेडियो मिर्ची 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देव नारायण मेहता , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 484 -571 -डी0टी0पी0 । 


